रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


. 


... 


. 


-CITri 


- 


: 


.. 


सनामबजगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग — खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 31 , 2014 / पौष 10 , 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 31 , 2014 /PAUSA 10 , 1936 


सं. 302 ] 
No. 302] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014 

सं . 79 ( आर.ई .- 2013) / 2009 - 2014 
विषयः -दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 76 तथा प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - 1 ( 2009 - 14 ) के पैरा 
9 .1 के द्वारा यथा अधिसूचित " आयातक निर्यात कोड सं . ( आईईसी) के निर्गम / संशोधन हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश" में 
संशोधन । 

फा . सं . 01 / 93 / 180 / 20 / एएम 13 / पीसी - 2 ( ख ). - विदेश व्यापार नीति ( 2009 - 14), के पैराग्राफ 2.4 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना 
सं0 76 तथा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड - 1 ( 2009 - 14 ) के पैरा 9. 1 के द्वारा यथा अधिसूचित " आयातक निर्यात कोड सं. ( आईईसी) के 
निर्गम / संशोधन हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश " में संशोधन करते हैं । 
2. " आयातक निर्यातक कोड संख्या ( आईईसी) के निर्गम / संशोधन हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश " के संशोधित भाग 5 को बड़े 
अक्षरों में रेखांकित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


5 : आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपलोड एवं चिन्हित करें : 
स्वामित्व 

* स्वामी का डिजिटल फोटोग्राफ ( 3X3 सेमी.) 
* स्वामी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि 
* स्वामी के पासपोर्ट ( प्रथम और अन्तिम पृष्ठ ) / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग 
लाइसेंस / यूआईडी ( आधार कार्ड ) की प्रतिलिपि ( इनमें से कोई एक ) । 
* बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया / पट्टा करार यदि 
कार्यालय स्थल किराए / पट्टे पर है ; या नवीनतम बिजली / टेलिफोन बिल । 
* एएनएफ 2क ( झ ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र / रद्द किया हुआ चैक जिस पर 
आवेदक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो । 


5217 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


ख . 


साझेदारी फर्म 


* प्रबन्ध साझीदार का डिजीटल फोटोग्राफ ( 3X3 सेमी. ) 
* आवेदक फर्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि । 
* आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रबन्ध साझीदार के पासपोर्ट ( प्रथम और अन्तिम 

मतदाता पहचान पत्र / यूआईडी ( आधार कार्ड ) / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड 
की प्रतिलिपि ( इनमें से कोई एक ) । 
* साझेदारी विलेख की प्रति 
* बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है ; या 
किराया / पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए / पट्टे पर है; या नवीनतम 
बिजली / टेलिफोन बिल 
* एएनएफ 2क ( झ ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र / रद्द किया हुआ चैक जिस पर आवेदक 
फर्म का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो । 
* आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले पदनामित साझीदार / निदेशक का (3x3 सेमी.) 
डिजीटल फोटोग्राफ । 
आवेदक फर्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि । 
* हस्ताक्षरकर्ता प्रबन्ध साझीदार निदेशक के पासपोर्ट प्रथम और अन्तिम 
पृष्ठ / मतदाता पहचान पत्र / यूआईडी ( आधार कार्ड ) / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड 
की प्रतिलिपि ( इनमें से कोई एक ) । 
* आरओसी द्वारा यथा निर्गत निगमीकरण का प्रमाण - पत्र । 
* बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है ; या किराया / पट्टा करार यदि 
कार्यालय स्थल किराए / पट्टे पर है ; या नवीनतम बिजली / टेलिफोन बिल 
* एएनएफ 2क ( झ ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र / रद्द किया हुआ चैक जिस पर कम्पनी 
के निदेशक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो । 


ग . 


सीमित देयता साझेदारी फर्म 


सरकारी उपक्रम 


| मा 


| पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
कम्पनी खण्ड 25 कम्पनी 


घ . 


पंजीकृत सोसायटी 
न्यास 


* हस्ताक्षरी आवेदक / सचिव या मुख्य कार्यपालक का डिजीटल फोटोग्राफ 
(3x3 सेमी.) 
* आवेदक न्यास के पैन कार्ड की प्रतिलिपि 
* आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सचिव या मुख्य कार्यपालक / प्रबंध न्यासी के 
पासपोर्ट प्रथम और अन्तिम पृष्ठ / मतदाता पहचान पत्र / यूआईडी ( आधार कार्ड ) / 
ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड की प्रतिलिपि ( इनमें से कोई एक ) । 
* बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया / पट्टा करार यदि 
कार्यालय स्थल किराए / पट्टे पर है ; या नवीनतम बिजली / टेलिफोन बिल 
* सोसाइटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र / न्यास विलेख की प्रतिलिपि 
* एएनएफ 2क ( झ ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र / रद्द किया हुआ चैक जिस पर पंजीकृत 
सोसाइटी या न्यास का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो । 


ड . 


एचयूएफ 


* कर्ता का डिजिटल फोटोग्राफ ( 3X3 सेमी .) 
* कर्ता के पैन कार्ड की प्रतिलिपि 
* कर्ता के पासपोर्ट प्रथम और अन्तिम पृष्ठ / मतदाता पहचान पत्र / यूआईडी ( आधार 
कार्ड ) / ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि । 
* बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया / पट्टा करार यदि 
कार्यालय स्थल किराए / पट्टे पर है ; या नवीनतम बिजली / टेलिफोन बिल 
* एएनएफ 2क ( झ ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र / रद्द किया हुआ चैक जिस पर आवेदक 
का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो । 


3. प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - 1 के पैरा 9. 1 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 

आईईसी में संशोधन जैसे नाम / पता में परिवर्तन, साझेदारों / निदेशकों में परिवर्तन ; संस्था के स्वरूप में परिवर्तन जैसे 
निजी लिमिटेड से सार्वजनिक लिमिटेड ; क्रियाकलाप के प्रकार में परिवर्तन जैसे पण्य से विनिर्माता निर्यातक; या शाखा 
कार्यालय / फैक्टरी आदि को शामिल करने के लिए अनुरोध करने वाले आवेदकों को आईईस 
आवेदन प्रस्तुत करना होगा और आवेदन शुल्क के रूप में 500 रु. का भुगतान करना होगा । 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः उपर्युक्त पैरा 2 में यथा रेखांकित कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को शामिल करने हेतु 
दिनांक 27 नवम्बर , 2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 ( आरई - 2013) / 2009 - 2014 के द्वारा यथा अधिसूचित एएनएफ 2क के 
" आयातक निर्यातक कोड संख्या ( आईईसी) के निर्गम / संशोधन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश " के भाग 5 को संशोधित किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड - 1 के पैरा 9. 1 को इस आशय के साथ संशोधित किया गया है कि आवेदकों को आईईसी में 
संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन शुल्क के रूप में 500 रु. का भुगतान करना होगा । 


प्रवीर कुमार, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 31st December, 2014 

No. 79 /( RE- 2013 )/ 2009 - 2014 


Subject: Amendments in “ Detailed Guidelines for Issue/Modification of Importer Exporter 

Code Number ( IEC )” as notified vide Public Notice No . 76 dated the 27th of November , 
2014 and Para 9 . 1 of Handbook of Procedure vol. 1 ( 2009 - 14 ) 


F. No. 01 /93/ 180 / 20 / AM-13/ PC - 2 ( B ). - In exercise of powers conferred under paragraph 2. 4 of 
the Foreign Trade Policy ( 2009 - 14 ), the Director General of Foreign Trade hereby amends Part V of the 
“ Detailed Guidelines for Issue/Modification of Importer Exporter Code Number ( IEC )” as notified vide Public 
Notice No . 76 ( RE- 2013)/ 2009 - 2014 dated the 27th of November, 2014 and Para 9 .1 of Handbook of 
Procedure vol.1 ( 2009- 14 ). 


2 . The amended Part V of the “ Detailed Guidelines for Issue / Modification of Importer Exporter Code 
Number ( IEC )” is highlighted in bold and would read as under: 


| V : Tick and upload the requisite documents as detailed below: 


• Digital Photograph (3x3cms ) of the Proprietor . 


Proprietorship 


• Copy of PAN card of the Proprietor . 


Driving 


• Copy of Passport (first & last page )/ Voter s I- Card/ 

Licence /UID (Aadhar card ) ( any one of these ). 


• Sale deed in case business premise is self -owned; or Rental/ Lease 

Agreement , in case office is rented/leased; or latest electricity 
/ telephone bill . 


• Bank Certificate as per ANF 2A(I)/ Cancelled Cheque bearing pre 

printed name of applicant and A /C No. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


• Digital Photograph ( 3x3cms) of the Managing Partner. 


B 


Partnership 
firm 


• Copy of PAN card of the applicant entity . 


• Copy of Passport ( first & last page )/Voter s I-Card /UID (Aadhar Card ) 
/Driving Licence /PAN ( any one of these ) of the Managing Partner 
signing the application . 


• Copy of Partnership Deed . 


• Sale deed in case business premise is self-owned ; or Rental/Lease 

Agreement, in case office is rented / leased ; or latest electricity 
/ telephone bill. 


• Bank Certificate as per ANF 2A (I)/Cancelled Cheque bearing pre 
printed name of the applicant entity and A / C No. 


• Digital Photograph (3x3cms) of the Designated Partner/Director of the 

Company signing the application . 


• Copy of PAN card of the applicant entity . 


LLP firm 
Government 
Undertaking 
Public 
Limited 
Company 
Private 
Limited 
Company 
Section 25 
Company 


• Copy of Passport ( first & last page )/Voter s I-Card /UID (Aadhar Card ) 

/Driving Licence / PAN ( any one of these ) of the Managing 
Partner/Director signing the application . 


• Certificate of incorporation as issued by the RoC . 


• Sale deed in case business premise is self -owned ; or Rental/Lease 

Agreement, in case office is rented / leased ; or latest electricity 
/telephone bill . 


• Bank Certificate as per ANF 2 A (I)/ Cancelled Cheque bearing pre 

printed name of the company and A /C No. 


Registered 
Society 


• Digital Photograph (3x3cms) of the signatory applicant/Secretary or 

Chief Executive . 


Trust 


• Copy of PAN card of the applicant entity . 


• Copy of Passport ( first & last page )/Voter s I-Card /UID (Aadhar Card ) 

/Driving Licence / PAN ( any one of these ) of the Secretary or Chief 
Executive / Managing Trustee signing the application . 


• Sale deed in case business premise is self - owned ; or Rental/Lease 

Agreement, in case office is rented / leased ; or latest electricity 
/ telephone bill. 


• Registration Certificate of the Society / Copy of the Trust Deed . 


• Bank Certificate as per ANF 2A (I)/Cancelled Cheque bearing pre 

printed name of the Registered Society or Trust and A / C No . 


[ 11 I - que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


E 


HUF 


• Digital Photograph ( 3x3cms) of the Karta . 


• Copy of PAN card of the Karta . 


• Copy of Passport (first & last page )/Voter s I-Card /UID (Aadhar 

Card )/Driving Licence (any one of these ) of the Karta . 


• Sale deed in case business premise is self -owned or Rental/Lease 

Agreement, in case office is rented / leased or latest electricity / 
telephone bill . 


Bank Certificate as per ANF 2A ( I)/Cancelled Cheque bearing pre 
printed name of applicant and A /C No. 


Para 9 .1 of Handbook of Procedure vol. 1 is being modified to be read as under: 


Applicants seeking modification in IEC for any change in name/address , change in Partners/Directors , 
change in nature of concern e .g . Private Limited to Public Limited ; change in type of activity e. g . from 
merchant to manufacturer exporter ; or addition of Branch Offices/factory , etc . will be required to submit online 
application for modification in IEC and pay Rs 500 as application fee . 


4 . Effect of this Notification : Part V of the “ Detailed Guidelines for Issue/Modification of Importer 
Exporter Code Number (IEC )” of ANF 2A as notified vide Public Notice No. 76 (RE -2013 )/2009 - 2014 dated 
the 27th of November , 2014 , is modified to provide for inclusion of certain additional documents , as 
highlighted in Para 2 above. Further, Para 9 .1 of Handbook of Procedure vol. 1 stands modified to the effect 
that applicants will have to submit online application for modification in IEC and pay Rs 500 as application 


fee . 


PRAVIR KUMAR , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


